. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 चैत्र , 1940 ( श०) 
29 मार्च, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 339 राँची, गुरुवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
26 मार्च, 2018 ई० 


संख्या -08/ एफ०एस०एल०(07)-14/ 2015-1495 -- डा ए०के० बापुली, तत्कालीन निदेशक , राज्य विधि 
विज्ञान प्रयोगशाला , झारखण्ड , राची की अनुबंध अवधि दिनांक 9 मार्च, 2018 को समाप्त हो जाने के 
फलस्वरूप श्री रामाशंकर सिंह, उप निदेशक ( सेवानिवृत ) राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, झारखण्ड, राँची 
अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभारी निदेशक , राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला , झारखण्ड, राँची 
के रूप में कार्य करेंगे । 


2. प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय ) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 


ह०/ 
गणेश कुमार , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 339 -- 50 


